रजिस्ट्री सं० डी० एल -33001/99 


D . L.- 33001 / 99 


2 


- 


- 


भारत की राजपत्र 


समयमेव जयते 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , अक्तूबर 14 , 2000 / आश्विन 22 , 1922 
NEW DELHI , SATURDAY , OCTOBER14, 2000/ ASVINA 22, 1922 


- 


सं. 24 ] 
No. 24) 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न संख्या दी जानी है जिससे कि वह अलग संकलन 

के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compliation 


% 


- 


- 


- 


भाग II - खण्ड 4 
PART II — Section 4 


__ रक्षा मंत्रालय जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2000 
का . नि . आ . 203. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग -इन - चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल जगमोहन पन्त का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड, महू में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा . सं. 19/ 41 / महू / सी/ डीई/ 98/ 3420/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा , अवर सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 19th September, 2000 
S. R. O . 203. - In pursuance of Sub -section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board ,Mhow 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding -in - Chief, Central Command of resignation of Col. Jagmohan 
Pant. 


[ E. No . 19/ 41/ Mhow/ C / DE/ 98/ 3420 / D ( Q & C )] 

D . R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2000 


का . नि . आ . 204. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, महू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 


2668 GI/ 2000 


( 623 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


[ PART II - SEC . 4 ] 


हुए कर्नल प्रमोद कुमार को छावनी बोर्ड, महू का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन कर्नल जगमोहन पन्त के स्थान पर किया गया है जिनका 
त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/41/महू/ सी/ डीई/98/3420 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 


New Delhi, the 19th September , 2000 
S. R . O . 204. — In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Col. Pramod Kumar has been nominated as a member of the Cantonment 
Board ,Mhow by the Station Commander,Mhow in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub - section ( 3 ) 
of Section 13 of that Act vice Col. Jagmohan Pant whose resignation has been accepted . 

[ E No. 19/41/ Mhow/ C/ DE/ 98 /3420 / D ( Q & C)] 

D . R .MEHRA , Under Secy. 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2000 
का .नि . आ . 205. -- छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , पश्चिम कमान द्वारा ले. कर्नल एन. पी. चन्द्रन का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने 
के कारण छावनी बोर्ड , फिरोजपुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19 / 09 /फिरोज़पुर/ सी /डीई/2000/ 3418/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा , अवर सचिव 
New Delhi , the 18th September, 2000 
S . R . O . 205 . — In pursuance of Sub -section (7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
CentralGovernment hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the CantonmentBoard , Ferozepur 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding -in - Chief, Western Command of resignation of Lt. Col. 
N . P. Chandran. 

[ F No. 19/09/ Ferozepur/ C / DE/ 2000/3418/ D ( Q & C)] 

____ D. R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2000 
का. नि . आ . 206. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर,फिरोज़पुर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मेजर एस. एस. रंधावा को छावनी बोर्ड, फिरोज़पुर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन ले. कर्नल एन. पी. चन्द्रन के स्थान पर किया 
गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/09/फिरोज़पुर / सी /डीई/ 2000/3418 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा , अवर सचिव 
New Delhi, the 18th September, 2000 
S. R. O . 206. -- In pursuance of Sub -section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924) the 
Central Government hereby notifies that Major S . S. Randhawa has been nominated as a member of the Cantonment 
Board , Ferozepur by the Station Commander, Ferozepur in exercise of the powers conferred under clause (e ) of Sub 
section (3 ) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. N. P. Chandran whose resignation has been accepted . 

[ F. No. 19 /09/ Ferozepur / C/ DE/ 2000 / 3418/ D ( Q & C )] 

D. R. MEHRA , Under Secy. 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2000 
का. नि . आ . 207. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग- इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा मेजर चन्द्र के. वी. का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड , वाराणसी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19/ 57/ वाराणसी/ सी / डीई/ 93/ 3426 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा , अवर सचिव 


* . 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 14, 2000 / आश्विन 22, 1922 


625 


New Delhi, the 20th September, 2000 
S . R . O . 207 .- - In pursuance of Sub -section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Varanasi 

by reason of acceptance by the General Officer Commanding-in - Chief, Central Command of resignation of Major 
v Chandra K . V . 


[ E. No . 19 / 57/ Varanasi/ C/ DE/93/3426/ D ( Q & C ) ] 


D . R. MEHRA, Under Secy. 


नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2000 
का. नि . आ . 208. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, वाराणसी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए ले. कर्नल पी . एस. शेखावत को छावनी बोर्ड, वाराणसी का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर चन्द्र के . वी . के स्थान पर किया 
गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/ 57 / वाराणसी/ सी/ डीई/ 93 / 3426/ डी ( क्यू एण्ड सी )] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 


New Delhi, the 20th September, 2000 


S .R .O . 208 . In pursuance of Sub -section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Lt. Col. P. S . Shekhawat has been nominated as a member of the Cantonment 
Board , Varanasi by the Station Commander, Varanasi in exercise of the powers conferred under clause ( e) of Sub 
section (3 ) of Section 13 of that Act vice Major Chandra K . V. whose resignation has been accepted . 

[ F. No. 19/57/ Varanasi / C/ DE/93/ 3426 / D ( Q & C )] 


D . R . MEHRA , Under Secy. 


नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2000 


का . नि . आ . 209. ~- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग- इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा मेजर आर. एम. सिंह का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड , फैजाबाद में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19/ 46 / फैजाबाद/ सी/ डीई/ १3/ 3421/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 20th September , 2000 


S. R. O . 209. -In pursuance of Sub -section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Faizabad 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding -in - Chief, Central Command of resignation of Major 
R . M . Singh . 


[ F. No . 19/ 46/ Faizabad/ C/DE/ 93/ 3421/ D ( Q & C )] 


D. R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2000 
का. नि . आ . 210. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, फैजाबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कर्नल एल. एम. शर्मा को छावनी बोर्ड, फैजाबाद का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर आर. एम . सिंह के स्थान पर किया 
गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19 /46 / फैजाबाद/ सी /डीई/93/3421 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 


* 


626 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


[ PART II -- SEC. 4 ] 


3 


___ New Delhi, the 20th September, 2000 
S. R . O . 210 . - In pursuance of Sub -section (7) of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Col. L . M . Sharma has been nominated as a member of the Cantonment 
Board , Faizabad by the Station Commander , Faizabad in exercise of the powers conferred under clause (e ) of Sub 
section (3 ) of Section 13 of that Act vice Major R . M . Singh whose resignation has been accepted . 


D. R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2000 
का .नि . आ . 211. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा मेजर अमरजीत सिंह का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड, फतेहगढ़ में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19/ 26 /फतेहगढ़/ सी/ डीई/ 98 / 3425 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 20th September , 2000 
S . R. O . 211. - --In pursuance of Sub -section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Fatehgarh 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding- in -Chief, Central Command of resignation ofMajor 
Amarjit Singh. 

[ F. No. 19/ 26/ Fatehgarh/ C/DE/98/ 3425/ D ( Q & C )] 

D . R . MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2000 
का .नि . आ . 212. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसचित करती है कि स्टेशन कमांडर, फतेहगढ़ ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) 
करते हुए ले. कर्नल सी . बी . पान्डे को छावनी बोर्ड, फतेहगढ़ का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर अमरजीत सिंह के स्थान पर किया 
गया है जिनका त्थागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/ 26/ फतेहगढ़/ सी /डीई/98 /3425/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर . मेहरा , अवर सचिव 
New.Selhi, the 20th September, 2000 
S. R . O . 212. In pursuance of Sub- section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Lt. Col. C . B . Pande has been nominated as a member of the Cantonment 
Board , Fatehgarh by the Station Commander, Fatehgarh in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub 
section (3) of Section 13 of that Act vice Major Amarjit Singh whose resignation has been accepted . 

[ F. No . 19/ 26/ Fatehgarh/ C/ DE/98 /3425 / D ( Q & C )] 

D. R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000 
का .नि . आ. 213. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा ( 7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , दक्षिण कमान द्वारा कर्नल जी . के . बालाकृष्णन का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने 
के कारण छावनी बोर्ड, देहरोड़ में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा . सं. 19/32/ देहूरोड/ सी / डीई/ 96 / 3510 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा , अवर सचिव 
New Delhi, the 22nd September, 2000 
S. R. O . 213. -~-In pursuance of Sub -section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Dehu 
Road by reason of acceptance by the General Officer Commanding - in - Chief, Southern Command of resignation of Col. 
G . K . Balakrishna . 

[ F. No . 19 /32/ Dehu Road/ C / DE/ 96/ 3510 / D ( Q & C )] 

D . R. MEHRA, Under Secy. 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 4 ] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 14 , 2000 / आश्विन 22 , 1922 

627 
नई दिल्ली , 22 सितम्बर , 2000 
का .नि . आ . 214. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, देह रोड़ ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए कर्नल के . जे. ए. के . चौधरी को छावनी बोर्ड, देहू रोड़ का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन कर्नल जी. के . बालाकृष्णन के स्थान पर किया 
गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/ 32/ देहू रोड/ सी/ डीई /96 / 3510/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 22nd September, 2000 
S . R . O . 214 . - In pursuance of Sub - section (7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Col. K . J.A . K Choudary has been nominated as a member of the Cantonment 
Board , Dehu Road by the Station Commander , Dehu Road in exercise of the powers conferred under clause (e ) of Sub 
section (3 ) of Section 13 of that Act vice Col. G . K . Balakrishna whose resignation has been accepted . 

[ E No. 19/32/ Dehu Road/ C/DE/ 96/ 3510 / D ( Q & C)] 

___ D. R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000 
का. नि . आ . 215. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा (7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग- इन - चीफ , दक्षिण कमान द्वारा कर्नल आर. के . बधवार का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के 
कारण छावनी बोर्ड, अहमदनगर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19 /14/ अहमदनग / सी/ डीई /96/ 3513/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
• New Delhi , the 22nd September, 2000 
S. R. O . 215. - In pursuance of Sub -section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924, ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , 
Ahmednagar by reason of acceptance by the General Officer Commanding-in -Chief, Southern Command of resignation 
of Col. R . K . Budhwar. 

[ E. No . 19/14/ Ahmednagar/ C/ DE/96/ 3513/ D ( Q & C)] 

D . R . MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000 
का . नि . आ . 216.- ~ छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर , अहमदनगर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कर्नल डी. के. सबापथी को छावनी बोर्ड, अहमदनगर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन कर्नल आर. के. बधवार के स्थान पर 
किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/ 14/ अहमदनग / सी / डीई /96 /3513/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा , अवर सचिव 
New Delhi, the 22nd September, 2000 
S . R . O . 216 . - In pursuance of Sub- section (7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Col. D . K . Sabapathy has been nominated as a member of the Cantonment 
Board , Ahmednagar by the Station Commander, Ahmednagar in exercise of the powers conferred under clause (e ) of 
Sub -section (3 ) of Section 13 of that Act vice Col. R . K . Budhwar whose resignation has been accepted . 

[ F. No. 19/14/ Ahmednagar/ C/ DE/96 /3513/ D( Q & C )] 

D . R . MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000 
का .नि. आ . 217. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ, पश्चिम कमान द्वारा कर्नल कपिल देव का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड , जतोग में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19 / 60/ जतोग/ सी /डीई/96/3509 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 


628 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22, 1922 


[ PART II - SEC . 4] 


% 


D 


. 


New Delhi, the 22nd September, 2000 
S . R . O . 217. - In pursuance of Sub -section (7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Jutogh 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding - in - Chief, Western Command of resignation of Col. 
Kapil Dev. 

[ F. No. 19/60 /Jutogh/ C /DE/ 96 /3509 / D ( Q & C)] 

D . R . MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000 
का .नि . आ . 218. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, अतोग ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मेजर एस. एस. गुसांई को छावनी बोर्ड, जतोग का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन कर्नल कपिल देव के स्थान पर किया गया है जिनका 
त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/ 60 / जतोग/ सी/ डीई/ 96 / 3509/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा , अवर सचिव 
New Delhi, the 22nd September, 2000 
S. R. O . 218. - In pursuance of Sub -section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Major S. S . Gusain has been nominated as a member of the Cantonment 
Board , Jutogh by the Station Commander, Jutogh in exercise ofthe powers conferred under clause (e) of Sub -section (3) 
of Section 13 of that Act vice Col. Kapil Dev whose resignation has been accepted . 

[ E. No. 19/ 60 /Jutogh/ C / DE/ 96 / 3509/ D ( Q & C )] 

D . R .MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000 
का .नि . आ . 219. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ, मध्य कमान् द्वारा ले . कर्नल आर. वेंकटशाम का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के 
कारण छावनी बोर्ड, रुड़की में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा . सं. 19/ 18/रुड़की /सी /डीई/93/3511/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा , अवर सचिव 
New Delhi, the 22nd September, 2000 
S . R. O . 219. --In pursuance of Sub -section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Roorkee 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding - in - Chief, Central Command of resignation of Lt. Col. 
R . Venkatesham. 

[ E. No . 19 /18/ Roorkee / C/ DE/93/ 3511/ D ( Q & C ) ] 

D . R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000 
का .नि . आ . 220. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर , रुड़की ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए ले. कर्नल एस. इलनगोवान को छावनी बोर्ड, रुड़की का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन ले. कर्नल आर. वेंकटशाम के स्थान पर किया 
गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं . 19/ 18/ रुड़की/ सी /डीई/93/ 3511/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi , the 22nd September, 2000 
S .R . O . 220 . — In pursuance of Sub - section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Lt. Col. S . Ilangovan has been nominated as a member of the Cantonment 
Board , Roorkee by the Station Commander, Roorkee in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub -section 
( 3 ) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. R . Venkatesham whose resignation has been accepted . 

[ E No. 19/18/ Roorkee / C/ DE/ 93 /3511 / D ( Q & C )] 

D . R .MEHRA , Under Secy. 


- - - 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 14 , 2000 / आश्विन 22, 1922 


629 


- 


नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000 


का .नि . आ . 221. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर मथुरा ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए ले. कर्नल सतिन्द्र सिंह संधू को छावनी परिषद् मथुरा का सदस्य मनोनीत किया है । 


[ फा . सं. 19/ 05 /मथुरा/ सी/ डीई/93/ 3512/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 


New Delhi, the 22nd September, 2000 


S . R . O . 221. - In pursuance of Sub -section (7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that Lt. Col. Satinder Singh Sandhu , has been nominated as a member of the 
Cantonment Board , Mathura by the Station Commander Mathura in exercise of the Powers conferred under clause (e ) 
of Sub - section ( 3) of Section 13 of that Act . 


[ F. No . 19 /05/ Mathura/ C / DE/ 93/ 3512 / D ( Q & C )] 


D . R . MEHRA, Under Secy. 


रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग 
( क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय ) 

नई दिल्ली , 21 अगस्त , 2000 


का .नि . आ . 222. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और पूर्ति 
विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समह ग और तकनीकी पद भर्ती नियम , 1984 को जहां तक उन 
श्रेणी III के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है रक्षा 
उत्पादन और आपूर्ति विभाग ( क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय ) में आशुलिपिक श्रेणी II और श्रेणी III के पदों पर भर्ती की पद्धति का 
विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय 

आशुलिपिक पद भर्ती नियम , 2000 है । ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 


3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अहंताएं आदि ः उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य 

बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त / उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 
4. निरर्हता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं 

उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


630 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


[ PART II - SEC . 4] 


%3 


- 


- 
- 


- 
- 


अनुसूची 


- 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


चयन 
अथवा 
अचयन पद 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु 
सीमा 


सेवा में जोड़े गए 
वर्षों का फायदा 
सेवा (पेंशन ) नियम , 
1972 के नियम 
30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


अचयन लागू नहीं होता 


12 
आशुलिपिक 98 * ( 2000 ) साधारण केन्द्रीय 
श्रेण -II * कार्यभार के सेवा समूह " ग " 

आधार पर परि - अराजपत्रित 
वर्तन किया जा अनुसचिवीय 
सकता है । 


5000 - 150 
8000 रु. 


लागू नहीं होता 


- 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक परिवीक्षा की अवधि 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 

यदि कोई हो 


8 


१ 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा 


प्रोन्नति : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी III जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित 
सेवा की है । 
टिप्पण : - परन्तु जब किसी ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति के संबंध में जिसने सेवा के 
अपेक्षित वर्ष पूरे किए हैं , पर विचार किया जा रहा हो , तब ऐसे कनिष्ठ 
पदधारी से ज्येष्ठ व्यक्ति या व्यक्तियों पर भी , इस बात के होते हुए भी विचार 
किया जायेगा कि उसने या उन्होंने सेवा के अपेक्षित वर्ष पूरे नहीं किए हैं , किन्तु 
विहित परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


पुष्टि के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
निदेशक ( प्रशा. ) 

- अध्यक्ष 
1. प्रशासन निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक 
2. तकनीकी निदेशालयों से दो संयुक्त निदेशक 

- सदस्य 
3 . सहायक निदेशक/ प्रशा. 10 

- सदस्य 


- सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 14, 2000 / आश्विन 22 , 1922 


631 


- - 


2. आशुलिपि 
श्रेणी- III 


___ 2 
99 * ( 2000 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर परि - 
वर्तन किया जा 
सकता है । 


45 
साधारण केन्द्रीय 4000 - 100 - अचयन 
सेवा समूह " ग " 6000 रु. 
अराजपत्रित 
अननुसचिवीय 


18 से 27 वर्ष । 

लागू नहीं होता 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों के 

अनुसार सरकारी सेवकों के 
लिए शिथिल करके 40 वर्ष 
तक की जा सकती है ।) . 
टिप्पण : 1. आयु सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । ( न 
कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरूणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहोल और स्पीति जिले तथा 
चम्बा जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप या 
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 
2. ऐसे पदों की बाबत जिन पर 
नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के 
माध्यम से की जाती है । आयु 
सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में 
वह अंतिम तारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्यालयों से नाम 
भेजने के लिए कहा गया है । 


- - - - -- 


10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


मैट्रिक या समतुल्य और आशुलिपि में 80 शब्द 
प्रति मिनट तथाटंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की 
गति । 


12 


लागू नहीं होता 


11 
ऐसे सेवारत अवर श्रेणी लिपिकों में से, जिन्होंने उस श्रेणी 
में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 
में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं , आशुलिपि की परीक्षा के माध्यम 
से चयन द्वारा , जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


13 


14 


पुष्टि के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 

लागू नहीं होता । 
स्थापन का प्रधान 

- अध्यक्ष 
स्थापन का प्रधान से निम्न ज्येष्ठतम अधिकारी - सदस्य 
केन्द्र में अवस्थित अन्य क्वालिटी आश्वासन 
महानिदेशालय स्थापन से एक अधिकारी जिसके न 
हो सकने पर अन्य रक्षा स्थापन से एक अधिकारी सदस्य 

[ फा . सं. ए/86320/ आशुलिपिक/ क्वा. आ./ मनिदे/ प्रशा. 10 / 2446 नि . क्वा . आ. ] 

स . न. त्रिपाठी, अवर सचिव 
२६11 . - २ 


632 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 / ASVINA 22 , 1922 


[PART II— Sec. 4 ] 


(Department of Defence Production and Supplies) 
(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE ) 

New Delhi, the 21st August, 2000 
S . R . O . 222 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , and in 
supersession of the Department of Defence Production , Directorate General of Inspection C (Non - Technical) posts 
Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade- II and III except as respects things 
done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment to the posts of Stenographer Grade- II and III in the Department of Defence Production and 
Supplies, Directorate General of Quality Assurance namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rulesmay be called the Department of Defence Production and 
Supplies, Director General Quality Assurance (Stenographers) Posts Recruitment Rules , 2000 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . Number of posts , classification and scale of pay. - The number of the said post, its classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

3.Method of recruitment, age limit , qualifications, etc . - - The method of recruitment, age limit, qualifications 
and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the said schedule . 

4 . Disqualification --- No person , 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) who having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said post : 

Provided that the Central Governmentmay, if satisfied , that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule . 

5. Power to relax. - - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 

6 . Saving.-- Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and other concessions re 
quired to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex -servicemen and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Name of post 


No. of Posts 


Classification 


Scale of Pay 


Age limit for direct recruit 
ment 


Whether 
selection posts 
or non -selection 
post 


6 


Not applicable 


1. Stenographer 

Grade - II 


Rs. 5000 - 150 
8000 


Non 
selection 


2 

3 
98 * 

General 
(2000 ) 

Central 
* (Subject to Service 
variation Group C 
depending Non -Gazetted 
on work -load). Ministerial 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under rule 
30 of the Central Civil 
Service (Pension ) Rules, 
1972 . 


Educational and other 
qualifications required 
for Direct recruits. 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age 
and educa 
tional qualifica - 
tions prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment 
whether by direct recruit 
ment or by promotion or 
by deputation or by 
absorption and percen 
tage of the vacancies 
to be filled by various 
methods. 


11 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


10 
Not 
applicable 


By promotion 


[ YTT II - TIUS 4 ] 


T 


OT 6145 : 3701 TT 14 , 2000 / 31 


22, 1922 


633 


If a Departmental Promotion Committee 
exists, what is its composition 


In case of recruitment by promotion 
or deputation or Absorption , grades 
from which Promotion or deputation 
or Absorption to be made 

12 


Circumstances in which 
Union Public Service Com 
mission is to be consulted 
in making recruitment 


13 


14 


Not applicable . 


Promotion : 
Stenographers Grade- III with five 
years regular service in the grade : 
Note : Provided that when a junior 
with requisite years of service is 
considered , the person or persons 
senior to such a junior official shall 
also be considered , notwithstand 
ing the fact that he or they have not 
put in the requisite years of service 
but have completed the prescribed 
probationary period . 


Group C Departmental Promotion Com - 
mittee consisting of :-- 
Director ( Admn.) 

- Chairman 
1. Any Joint Director from 
Adm . Dte . 

- Member. 
2 . Two Joint Directors from 

Technical Directorates – Members 
3 . Assistant Director/Adm - 10 - Member. 


7 


Rs. 4000 - 100 


2. Stenographer 

Grade- III 


Non 
selection 


6000 


99 * 

General 
(2000 ) Central 
* (Subject Service 
to variation Group C 
depending Non -Gazetted 
on work - load ). Ministerial 


18 to 27 years (Relaxable for 
Government servants upto 40 
years) in accordance with in 
structions or orders issued by 
the Central Government. 
Note 1 : The crucial date for 
determining age limit shall be 
the closing date for receipt of 
applications from candidates 
in India (and not the closing 
date prescribed for those in 
Assam ,Meghalaya Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu 
and Kashmir State , Lahaul 
and Spiti District and Pangi 
Sub -Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands 
and Lakhshadweep .) 


Note 2 : In respect of posts , 
the appointment to which are 
made through the Employment 
Exchanges the crucial date for 
determining the age limit 
shall, in each case, be the last 
date upto which the 
Employment Exchanges are 
asked to submit the names. 


634 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


[ PART II - SEC. 4] 


10 


Not applicable 


Not applicable 


Two years 


8 
Matriculation or equivalent 
with a speed of 80 words per 
minute in stenography and 
40 words per minute in 
typewriting . 


11 
By selection through a test 
in Stenography from 
amongst the serving Lower 
Division Clerks with three 
years regular service in the 
grade possessing qualifica 
tions specified in Col. 8 fail 
ing which by direct 
recruitment. 


13 


14 


12 
Not applicable 


Not applicable . 


- Chairman 


Group C Departmental Promotion Com 
mittee for confirmation , consisting of : 
Head of the Establishment 
Senior most Officer next to the Head 
of the Establishment 
An Officer from other DGOA Estab 
lishment Located in the Station failing 
which an Officer from other Defence 
Establishment 


- 


Member 


-- 


Member 


[File No. A /86320/ Stenographers/DGQA /Adm - 10/2446 /D ( QA )] 

S. N . TRIPATHI, Under Secy. 


नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2000 
का . नि . आ . 223 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और 
आपूर्ति विभाग तथा क्वालिटी महानिदेशालय समूह ग और घ फोटोग्राफिक कर्मचारिवृंद भर्ती नियम , 1987 और 1990 को उन बातों के सिवाय 
अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग क्वालिटी 
आश्वासन महानिदेशालय में समूह ग और घ फोटोग्राफिक कर्मचारिवंद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 
ग और घ फोटोग्राफिक कर्मचारियूँद कलाकार सह फोटोग्राफर/ फोटोग्राफर श्रेणी -I, फोटोग्राफरश्रेणी- II/ फोटोस्टेट प्रचालक और फेरो प्रिंटर -I 
भर्ती नियम, 2000 है । 
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त / उक्त अनुसूची के स्तंभ ($ ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

__ परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 14 , 2000 / आश्विन 22 , 1922 


635 


- 


पद का नाम 


पदों की 
संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


अनुसूची 
चयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
अथवा के लिए आयु सीमा 
अचयन पद . 


सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
फायदा केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशन ) नियम , 
1972 के नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय है या 
नहीं 


2 


लागू नहीं होता 


कलाकार 
सह - फोटोग्राफर 


( 2000 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


3 4 
साधारण 5000 - 
केन्द्रीय 150 - 
सेवा समूह 8000 रु . 
ग , 
अराजपत्रित 
अननुसचिवीय 


5 6 
चयन - सह - 32 वर्ष तक 
ज्येष्ठता केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 

अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए शिथिल 
करके साधारण अभ्यर्थियों की दशा 
में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों 
तथा अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक 
की जा सकती है । 


के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड , 
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 

और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के 
पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप 
या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में , 
आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी 
जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि, यदि 
कोई हो 


4A 


9 


10 


नहीं 


( i) ललित कला/ वाणिज्यक कला/ फोटोग्राफी में 

डिग्री के साथ उस क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का . 
अनुभव, 


सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों 
के लिए दो वर्ष । 


या 


(ii ) ललित कला/ वाणिज्यक कला/ फोटोग्राफी में 

डिप्लोमा के साथ उस क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव , 


या 


( iii ) यांत्रिक ड्राफ्टसमैनशिप का औद्योगिक प्रशिक्षण 

संस्थान का डिप्लोमा प्रमाणपत्र और उस क्षेत्र में चार 
वर्ष का अनुभव । 


636 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


[ PART II - SEC. 4 ] 


8 


टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की 
दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की 
जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की 
जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम 
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन 
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
होने की सम्भावना नहीं है । 


- 


- 


- 


- 


- 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


12 


ऐसे फोटोग्राफर श्रेणी-I, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्षनियमित सेवा की है । 


33 /3 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 66 /3 प्रतिशत 
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा 


- 


13 


14 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति और पुष्टि के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें 
निम्नलिखित होंगे : 
1. निदेशक ( प्रशा० ) 

- अध्यक्ष 
2 . प्रशासन निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक 

- सदस्य 
3. तकनीकी शाखा से दो संयुक्त निदेशक 

- सदस्य 
4. सहायक निदेशक ( प्रशा० - 10 ) 

- सदस्य 


6 


7 


अचयन 


लागू नहीं होता 


23 
2. फोटोग्राफर 18 * साधारण 4000 - 
श्रेणीI ( 2000 ) केन्द्रीय 100 

* कार्यभार के सेवा, समूह 6000 रु. 
आधार पर ग 
परिवर्तन अराजपत्रित , 
किया जा अननुसचिवीय । 
सकता है । 


18 से 27 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल 
करके साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 
40 वर्ष और अनुसूचित जातियों तथा 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती 


टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, 
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 14, 2000/ आश्विन 22 , 1922 


637 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के 
पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप 
या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में , 
आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी 
जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


8 


नहीं 


10 
सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के 
लिए दो वर्ष । 


मैट्रिक के साथ फोटोग्राफी में तीन वर्ष का अनुभव या 
फोटोग्राफी में डिप्लोमा । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की . 
दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की 
जा सकती है । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की 
जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम 
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन 
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
होने की सम्भावना नहीं है । 


11 
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


12 
ऐसे फोटोग्राफर श्रेणी -II, फोटोस्टेट प्रचालक, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित 
सेवा की है । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


अध्यक्ष 


प्रोन्नति और पुष्टि के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें 
निम्नलिखित होंगे : 
संबंधित शाखा का नियंत्रक 
(i) संबंधित नियंत्रालय से दो श्रेणी क अधिकारी 
( ii ) उसी स्थान पर स्थित अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय 
स्थापन से एक श्रेणी क अधिकारी, जिसके न हो सकने पर अन्य 
रक्षा स्थापन से एक अधिकारी 


सदस्य 


- सदस्य 


6 


अचयन 


लागू नहीं होता 


1 
3. फोटोग्राफर 
श्रेणी -II 
फोटोस्टेट 
प्रचालक । 


2 3 4 
33 * साधारण 3050 - 75 
( 2000 ) केन्द्रीय सेवा, 3950 - 80 
* कार्यभार के समूह ग 4590 रु. 
आधार पर अराजपत्रित , 
परिवर्तन अननुसचिवीय । 
किया जा 
सकता है । 


18 से 27 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनु 
सार सरकारी सेवकों के लिए 
शिथिल करके साधारण अभ्यर्थियों 
की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों 
के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष 
तक की जा सकती है । ) 


638 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


(PART II — SEC . 4 ] 


टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड , 
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप 
या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में , 
आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी 
जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


४ 


IU 


मैट्रिक के साथ फोटोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव । 


दो वर्ष 


टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों 
की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल 
की जा सकती हैं । 


टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की 
जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम 
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । 


- 


- - 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


ऐसे फेरो प्रिन्टर जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष सेवा की है । 


13 


14 


प्रोन्नति और पुष्टि के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें 
निम्नलिखित होंगे : 


लागू नहीं होता 


संबंधित शाखा का नियंत्रक 


- अध्यक्ष 


( i ) संबंधित नियंत्रालय से दो श्रेणी क अधिकारी 


- सदस्य 


(ii ) उसी स्थान पर स्थित अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय 
स्थापन से एक श्रेणी क अधिकारी, जिसके न हो सकने पर अन्य 
रक्षा स्थापन से एक अधिकारी 


- सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 14, 2000 / आश्विन 22, 1922 


630 


- 


7 


लागू नहीं होता 


2 

3 4 
4. फेरोप्रिंटर 62 * साधारण 2650 - 65 लागू 

( 2000 ) केन्द्रीय 3300 - 70 नहीं 
* कार्यभार के सेवा समूह 4000 रु. होता । 
आधार पर घ 
परिवर्तन अराजपत्रित, 
किया जा अननुसचिवीय । 
सकता है । 


18 से 27 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 
साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 
वर्ष और अनुसूचित. जातियों तथा 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती 


टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम , मेघालय, 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, 
त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल 

और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार द्वीप 
या लक्षद्वीप केअभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में , 
आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी 
जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


10 
दो वर्ष 


नहीं 


मिडिल स्तर उत्तीर्ण होने के साथ उस क्षेत्र में एक वर्ष 
का अनुभव । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की 
दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा 
सकती हैं । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब 
चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है 
कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त 
संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । 


-- - ----- - - 


11 
सीधी भर्ती द्वारा 


12 
लागू नहीं होता 


14 


13 
पुष्टि के लिए समूह घ विभागीय प्रोन्नति समिति , जिसमें निम्नलिखित होंगे : 

लागू नहीं होता 
स्थापन का प्रधान 

- अध्यक्ष 
संबंधित स्थापन से दो अधिकारी 

- सदस्य 
[ फा . सं . ए/86320/ फोटो/ डी जी क्यू ए/ प्रशा. 10/ 2516 डी ( क्यू ए ) ] 

स. न. त्रिपाठी, अवर सचिव 
216842) २00 - 3 


640 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


[PART II— Sec. 4 ) 


New Delhi, the 29 August, 2000 


S. R 0 . 223.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General of Quality Assurance Group 
* C and D Photographic Staff Recruitment Rules, 1987 and 1990 except as respects things done or omitted to be done 
before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 
C and Group D Photographic Staff in the Department of Defence Production and Supplies (Directorate General of 
Quality Assurance ) namely : 

1. Short title and commencement. - (i) These rules may be called theDepartment of Defence Production and 
Supplies, Director General Quality Assurance Group C and D Photographic Staff ( Artist - Cum -Photographer, Pho 
tographer Grade-I, Photographer Grade- II/Photostat Operator and Ferro Printer ) Recruitment Rules, 2000 . 


( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


! 


2. Number of posts, Classification and Scale of Pay. - The number of the said posts, their classification and 
the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, 
qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 


4 . 


Disqualification .-- No person , 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 


(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to any of the said post : 


Provided that the Central Governmentmay, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party of the marriage and that there are other grounds for so 
doing exempt any person from the operation of this rule. 


5 . Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


6 . Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age - limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex - Servicemen , and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 


SCHEDULE 


Name of Post 


Number of Posts 


Classification 


Scale of Pay 


Whether selection 
posts or non 
selection post 


1. Artist -cum 

Photographer 


Rs. 5000 
150 -8000 . 


24 * 
(2000 ) 
(* Subject to 
variation 

depend on 
‘ workload). 


General Central 
Services Group ^" 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial 


Selection -cum 
seniority . 


[ TV - Tus 4 ] 


PRO PT M43 : 370 CET 14, 2000 /3TICA 22 , 1922 


641 


rige- limit for direct recruit . 


Educational and other qualification 
required for direct recruits 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under rule 
30 of the Central Civil 
Service ( Pension ) 
Rules , 1972 


- 8 


Not applicable 


(i) Degree in Fine Arts Commercial Arts 

Photography with at least two years 
experience in the line. 

or 
( ii ) Diploma in Fine Arts / Commercial 

Arts /Photography with 4 years ex 
perience in the line. 

or 
(iii) Diploma ITI certificate in Mechani 

cal Draftsmanship with 4 years experience 
in the line. 


Upto 32 years (Relaxable for Government 
servants upto the age of 40 years in the case 
of General candidates and 45 years in the 
case of candidates belonging to Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes in accordance 
with the instructions or orders issued by the 
Central Government). 
Note : The crucial date for determining age 
limit shall be the closing date for receipt 
of applications from candidates in India 
(and not the closing date prescribed for 
those in Assam , Meghalaya, Arunachal Pradesh, 
Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub -Division of Chamba District of 
Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar 
Islands and Lakhshadweep . 
In case of appointments through the 
Employment Exchanges , the crucial date for 
determining the age - limit shall be the last 
date upto which the Employment Exchanges 
are asked to submit the names. 


Note - I - Qualifiactions are relaxable at 
the discretion of the competent authority in 
the case of candidates otherwise well 
qualified . 
Note- II — The qualifications regarding 
experience are relaxable at the dis 
cretion of the competent authority 
in the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, 
if at any stage of selection , 
competent authority in of the opinion that 
sufficient number of candidates from these 
Communities are not likely to be available to 
fill up the vacancies reserved for them . 


he Schoonging toority 


Period of probation , 
if any 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in 
the case of promotees 


Method of recruitment, whether by 
direct recruitment or by promotion or 
by deputation or by absorption and 
percentage of the vacancies to be filled 
by various methods 

11 
33 1/3 % posts by direct recruitment and 
66 2/3 % by promotion failing which by 
direct recruitment . 


9 


No 


10 
Two years for direct 
recruits only. 


In case of recruitment by Promotion 
Deputation /Absorption , grades from 
which Promotion Deputation/ 
Absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists , what is its 
composition 


Circumstances in which Union 
Public Service Commission is to 
be consulted in making recruitment 


12 


13 


Not applicable 


Photographer Grade- I with 8 years 
service in the grade. 


Group C Departmental Promotion 
Committee for Promotion and Confir 
mation , consisting of : 


642 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


PART II — Sec . 4 ) 


13 
(i) Director (Adm ) 

— Chairman 
(ii) Any Joint Director from 

Administration Directorate - Member 
( iii) Two Joint Director from 
Technical Discipline 

Members 
(iv ) Assistant Director (Adm - 10 ) - - Member 


2 . Photographer 

Grade - I 


18 * 


Non - selection 


Rs. 4000 
100 -6000 


( 2000 ) 
(* Subject to varia 
tion depending on 
workload) 


General Central 
Services Group C 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial 


8 


Not applicable 


Matriculation with 3 years experience in 
photography 


or 


18 to 27 years (Relaxable for Government 
servants upto the age of 40 years in the case 
of General candidates and 45 years in the 
case of candidates belonging to Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes in accordance 
with the instructions or orders issued by the 
Central Government). 
Note : The crucial date for determining age 
limit shall be the closing date for receipt of 
applications from candidates in India (and 
not the closing date prescribed for those in 
Assam , Meghalaya, Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub Division of Chamba District of 
Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar 
Islands and Lakhshadweep. 

In case of appointments through the 
Employment Exchanges, the crucial date 
for determining the age limit shall be the 
last date upto which the Employment 
Exchanges are asked to submit the names. 


Diploma in photography 
Note - Qualifiaction are relaxable at the 
discretion of the competent authority in the 
case of candidates otherwise well qualified . 
Note - 11 -- The qualifications regarding 
experience are relaxable at the discretion 
of the competent authority in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
and the Scheduled Tribes, if at any stage of 
selection , the competent authority is of 
the opinion that sufficient number of candi 
dates from these communities are not 
likely to be available to fill up the vacancies 
reserved for them . 


9 


lo 


No 


Two years for direct 
recruits only. 


11 
By promotion failing which by direct 
recruitment. 


12 


13 


- 


14 
Not applicable. 


Photographer Grade- IV 
Photostat Operator with 
8 years service in the 
grade. 


Chairman 


Group C Departmental Promotion 
Committee for Promotion & Confir 

mation , consisting of : 
(i) Controller of the concerned Discipline 
(ii) Two Grade A officers concerned 

Controllerate. 
(iii ) A Grade A Officer from other 

DGQA Establishment located in 
the Station failing which an 
Officer from other Defence 
Establishment 


--- Members 


- Member 


( YTT II - 7954 ] 


HRGO 


149 : 37 % LER 14 , 2000 / 3111422 , 1922 


643 


643 


2 


3 


33 * 


Non -selection 


3 . Photographer 

Grade - II/ 
Photostat Operator 


(2000 ) 


Rs. 3050 -75 -3950 
80 - 4590 


General Central 
Services Group C 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial 


(* Subject to variation depending on workload ) 


8 


Not applicable 


18 to 27 years (Relaxable for Government 
servants upto the age of 40 years in the case 
of General candidates and 45 years in the 
case of candidates belonging to Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes in accordance 
with the instructions or orders issued by the 
Central Government). 
Note :- The crucial date for determining age 
limit shall be the closing date for receipt of 
applications from candidates in India (and 
not the closing date prescribed for those in 
Assam ,Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland, Tripura, 
Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub Division of Chamba District of 
Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar 
Islands and Lakhshadweep .) 
In case of appointments through the 
Employment Exchanges , the crucial date for 
determining the age limit shall be the 
last date upto which the Employment Ex 
changes are asked to submit the names. 


Matriculation with 1 year experience in 
photography 
Note - I: Qualifications are relaxable at the 
discretion of the competent authority in 
in the case of candidates otherwise well 
qualified . 
Note - II : The qualifications regarding 
experience are relaxable at the discretion 
of the competent authority in the case of 
candidates belonging to the Scheduled 
Castes and the Scheduled Tribes, if at any 
stage of selection , the competent authority 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these Communities are not 
likely to be available to fill up the vacancies 
reserved for them . 


10 


11 


No 


Two years 


By promotion failing which by direct 
recruitment. 


12 


- 


14 


Not applicable . 


Ferro Printer with 4 years 
service in the grade. 


- 


Chairman 


13 
Group C Departmental Promotion 
Committee for Promotion & Confir 
mation , consisting of : 
(i) Controller of the concerned Controllerate 
( ii ) Two Grade ‘ A ’ officers of concerned 

Controllerate . 
( iii) A Grade A Officer from other 

DGQA Establishment located in 
the Station nearby station failing 
which an Officer from other 
Defence Establishment 


- Members 


- Member 


644 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


PART 11 - SEC . 4 ) 


4 . Ferro 

Printer 


62 * 


Rs. 2650 -65 -3300 - Not applicable 
70 -4000. 


( 2000 ) 
(* Subject to 
variation 
depending 
on workload ) 


General Central 
Services Group D 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial 


Not applicable 


18 to 27 years (Relaxable for Government 
servants upto the age of 40 years in the case 
of general candidates and 45 years in the 
case of candidates belonging to Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes in accordance 
with the instructions or orders issued by the 
Central Government) 
Note: The crucial date for determining age 
limit shall be the closing date for receipt of 
applications from candidates in India (and 
not the closing date prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram ,Manipur, Nagaland , Tripura, Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division 
of Chamba District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands and Lakhshadweep.) 
In case of appointments through the 
EmploymentExchanges, the crucial date for 
determining the age limit shall be the 
last date upto which the Employment Ex 
changes are asked to submit the names. 


Middle pass with 1 year experience in 
the field 
Note -I: Qualifications are relaxable at the 
discretion of the competent authority in the 
case of candidates otherwise well qualified . 
Note- II : The qualifications regarding 
experience are relaxable at the discretion 
of the competent authority in the case of 
candidates belonging to the Scheduled 
Castes and the Scheduled Tribes, if at any 
stage of selection , the competent authority 
is of the opinion that sufficient member 
of candidates from these Communities are not 
likely to be available to fill up the vacancies 
reserved for them . 


9 


10 


11 


No 


Two years 


By direct recruitment 


12 


13 


14 
Not applicable . 


Not applicable 


Group D Departmental Promotion 
Committee for confirmation , 
consisting of : 
Head of the Establishment 
Two Officers from the concerned 
establishment 


— 


Chairman 


- Members 


[F. No. A / 86320 /Photo /DGQA /Adm - 10 /2516 /D ( QA )] 

S.N . TRIPATHI, Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 14, 2000/ आश्विन 22, 1922 


645 


नई दिल्ली, 18 सितम्बर , 2000 
का०नि०आ० 224. - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और 
आपूर्ति विभाग तथा क्वालिटी महानिदेशालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और मुख्य नक्शानवीस के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के 
लिए निम्नलिखित निमय बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय 
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और मुख्य नक्शानवीस भर्ती नियम, 2000 है । ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अहंताएं आदि : उक्त पदों की भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें 
वे होंगी जो पूर्वोक्त/ उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. आरंभिक गठन : अनुसूची में दर्शित पद के ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व भर्ती/नियुक्त किए गए थे, इन 
नियमों के अधीन नियुक्त किए समझे जाएंगे और इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उनके द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, अगली उच्चतर श्रेणी में 
प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता का विनिश्चय करने के लिए हिसाब में ली जाएगी । 

5 . निरहंता : वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग मे परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । . 

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष 
प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए 

आधार पर या व्यक्तियों के लिए आयु वर्षों का फायदा 
चयन - सह - सीमा 

केन्द्रीय सिविल सेवा 
ज्येष्ठता अथवा 

(पेंशन ) नियम , 
अचयन 

1972 के नियम 
30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


4 


नहीं 


वरिष्ठ 
वैज्ञानिक 
सहायक 


7450 - 225 - 
11500 रु. 


चयन - सह 
ज्येष्ठता 


101 * 
( 2000 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा, समूह ख 
राजपत्रित 
अननुसचिवीय 


तीन वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर जारी किए अनुदेशों 
या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है ) । 
टिप्पण : - आयु सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 


646 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


[ PART II - SEC . 4 ] 


6 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, 
मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम, 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 

और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले 
के पांगी उपखंड अंदमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई 
है ।) 


- 


- 


- 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक 
और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि यदि 
कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


- 


- 


10 
दो वर्ष 


नहीं 


( i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री 

या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 

विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य । 
( ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में दो वर्ष का 

व्यावहारिक अनुभव : 
आयुध/ गोला बारूद/ उपस्कर/विस्फोटक के क्वालिटी 
आश्वासन / धातुकर्म यांत्रिक इंजीनियरी / आटोमोबाइल 
इंजीनियरी/ वस्त्र और कपड़ा/ फार्मास्युटिकल रसायन/ 
पैट्रोलियम उत्पाद/पेंट प्रोद्योगिकी/ दूरसंचार/विधुत प्रणाली/ 

इलैक्ट्रीकल/ इलैक्ट्रानिकी/कंप्यूटर इंजीनियरी । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा 

में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा 

सकती है । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक 

सेवा आयोग/ सक्षम प्राधिकारी / कर्मचारी चयन आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती 
है ( है ) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों 
के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना 
नहीं है । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


11 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


12 
प्रोन्नतिः - 6500 - 200 - 10500 रु० के वेतनमान में ऐसा वैज्ञानिक सहायक जिसने 
उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 14 , 2000 / आश्विन 22, 1922 


647 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जाएगा 


14 
सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक नहीं है । 


13 
प्रोन्नति और सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए समूह ख विभागीय 
प्रोन्नति समिति : 
अतिरिक्त महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन 

- अध्यक्ष 
1. संबद्ध तकनीकी निदेशक 

- सदस्य 
2. प्रशासन निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक 

- सदस्य 
3. संबद्ध विधा से संयुक्त निदेशक 

- सदस्य 
4. वैज्ञानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशकारक्षा 

अनुसंधान विकास संगठन / मानकीकरण निदेशालय 
से संयुक्त निदेशक 

- सदस्य 
5. सहायक निदेशक / प्रशा. - 10 

- सदस्य 


1 


5 


7 


- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


मुख्य 
नक्शानवीस 


7450 - 225 - 
11500 रु० 


चयन - सह - 
ज्येष्ठता 


21 * 
( 2000 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा, समूह ख 
अराजपत्रित 
अननुसचिवीय 


10 


लागू नहीं होता 


नहीं 


दो वर्ष 


12 


प्रोन्नति द्वारा । 


प्रोन्नतिः - 6500 - 200 - 10500 रु० के वेतनमान में ऐसा मुख्य नक्शानवीस II 

जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है । 


14 


13 
- प्रोन्नति के लिए समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति : 

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 
अतिरिक्त महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन 

- अध्यक्ष 
1. संबद्ध तकनीकी निदेशक 

- सदस्य 
2. प्रशासन निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक 

- सदस्य 
3. संबद्ध विधा से संयुक्त निदेशक 

- सदस्य 
4. वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशक /रक्षा 

अनुसंधान विकास संगठन/मानकीकरण निदेशालय 
से संयुक्त निदेशक 

- सदस्य 
5. सहायक निदेशक/ प्रशा. - 10 

- सदस्य 
[ फा . सं. ए/ 87255/ एस एस ए एंड सी डी एम / डी जी क्यू ए/प्रशा 10/ 2761 / डी ( क्यू ए ) ] 

स. न. त्रिपाठी, अवर सचिव 


२८८४१८ / २०6०- 4 


648 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


[PART II — Sec . 4 ] 


New Delhi, the 18th September, 2000 
S . R . O . 224 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Scientific Assistant 
and Chief Draughtsman the Department of Defence Production and Supplies (Directorate General of Quality Assurance ) 
namely :-- 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Department of Defence Production 
and Supplies, Director General Quality Assurance Senior Scientific Assistant and Chief Draughtsman Recruitment 
Rules, 2000 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of Post, Classification and Scale of Pay.- - The number of posts , its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc . — Themethod of recruitment age limit , qualifications 
other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule. 

4 . Initial Constitution . The incumbents of the post shown in the Schedule who were recruited /appointed 
before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and services rendered 
by them before commencement of these rules on regular basis shall be taken into account for deciding their eligibility for 
promotion the next higher grade. 

5 . Disqualification . — No person . 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said post : 

Provided that the Central Governmentmay, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any 
person from the operation of this rule . 

6 . Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do, itmay, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

7. Savings. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age - limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, Ex- servicemen , and other special categories of 
persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 


. 


SCHEDULE 
Classification Scale of pay 


Name of the 


Number of 
· post 


Age limit for direct 
recruits 


post 


Whether selection 
cum - Seniority 
or Selection by 
merit or Non 
Selection 


1 


3 


Senior Scientific 
Assistant 


2 
101* (2000 ) 
* Subject to 
variation 
depending 
on workload . 


Rs. 7450 - 225. 
11500 


General Central 
Service Group B 
Gazetted Non 
Ministerial. 


Selection - cum 
Seniority 


Not exceeding 30 years 
Note 1 : Relaxable for 
Government servants 
upto 5 years in accor 
dance with the instruc 
tions or orders issued 
by the Central Govern 
ment. 
Note 2 : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the 
closing date for receipt 
of applications from 
candidates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur , 


[ TT II - Uus 4 ] 


Hra of 15143 : 371C 14 , 2000 /31h 


22, 1922 


649 


6 
Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh division 
of J & K State , Lahul 
and Spiti District and 
Pangi sub - division of 
Chamba District of 
Himachal Pradesh , 
Andaman & Nicobar 
Islands or Lakshdweep .) 


Whether benefit of Educational and other 
added years of service qualifictions required for 
admissible under rule direct recruits 
30 of the Central 
Civil Service 
(Pension) Rules , 
1972 


Whether age and Period of 
educational quali - probation , if any 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment, 
whether by direct 
recruitment or by pro 
motion or by deputa 
tion /absorption and 
percentage of posts to 
be filled by various 
methods 


10 


No 


No 


Two years 


Promotion failling 
which by direct recruit 
ment 


Essential : 
(i) Degree in Engineering 
or equivalent from a recog 
nised university. 

OR 
Master s degree in Science 
from a recognised Univer 
sity or equivalent. 
( ii) Two years practical ex 
perience in any one of the 
following fields : 
Quality Assurance of Ar 
maments /Ammunition / In 
strument/Explosives /Met 
allurgy Mechanical Engi 
neering/ Automobile Engi 
neering Textile and Cloth 
ing / Pharmaceuticals/ 
Chemicals /Petroleum Pro 
ducts /Paints Technology / 
Tele Communication / 
Power System /Electrical/ 
Electronics/Computer En 
gineering 
Note 1 : The qualifi 


the discretion of the UPSC 
in case of candidates other 
wise well qualified . 
Note 2 : The 
Qualification (s) regarding 
experience is/ are relaxable 
at the discretion of the 
UPSC in the case of candi 
dates belonging to Sched 
uled Castes or Scheduled 
Tribes. If at any stage of 
selection the Commission 


650 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 14 , 2000 /ASVINA 22 , 1922 


[PART II — Sec . 4 ] 


is of the opinion that suffi 
cient number of candidates 
from these communities 
possessing the requisite ex 
perience are not likely to be 
available to fill up the post 
reserved for them . 


If a Departmental Promotion Committee exists, 
what is its composition 


In case of recruitment by promo- 
tion /deputation /absorption , 
grade from which promo 
tion /deputation/ absorption 
to be made 


Circumstances in which 
Union Public Service Com 
mission is to be consulted in 
making recruitment 


12 


13 


14 


Promotion : 
Scientific Assistant- I in the 
pay scale of Rs. 6500 - 200 
10500 with two years regular 
service in the grade. 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
necessary while making 
direct recruitment. 


Group B Departmental Promotion Committee 
for promotion and Confirmation of direct recruits : 
Additional Director General of Quality Assurance 
- - Chairman 
1 . Technical Director concerned - Member 
2 . Any Joint Director from Adm . Dte — Member 
3 . Jt. Dir. from the discipline concerned - Member 
4 . Joint Director from Director General, 

Aeronautical Quality Assurance /Defence 
Research Development Organisation / 

Directorate of Standardisation Member 
5 . Assistant Director /Adm - 10 — Member 


1 


3 


Not applicable 


Chief 
Draughtsman 


Rs. 7450 - 225 
11500 


21 * (2000 ) 
* Subject to 
variation de 
pending on 
workload . 


General Central 
Service Group B 
Gazetted Non 
Ministerial 


Selection -cum 
Seniority 


8 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


Two years 


By promotion 


12 


13 


14 


Promotion : 
Union 
Chief Draughtsman - II in the 
pay scale of Rs. 6500 - 200 
10500 with two years regular 
service in the grade. 


Group B Departmental Promotion Committee 

Consultation with 
for promotion : 

Public Service Commission 
Additional Director General of Quality Assurance not necessary . 

--- Chairman 
1. Technical Director Concerned 

- Member 
2 . Any Joint Director from Adm . Dte. - Member 
3 . Jt. Dir. from the discipline concerned -- Member 
4 . Joint Director from Director General, 

Aeronautical Quality Assurance /Defence 
Research Development Organisation / 
Directorate of Standardisation 

- Member 
5 . Assistant Director/Adm - 10 

-Member 
[F . No. A /87255/ SSA & CDM /DGQA/Adm .- 10 /2761/D (QA ) 

S.N . TRIPATHI, Under Secy. 


Printed by theManager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


